रजिस्ट्री सं . डी.एल. - 33004 / 99 


REGD . No. D. L. - 33004 / 99 


" 


1111.111.1 . 


सत्यमेव जयते 


भारत 
The Gazette of India 


राजपत्र 


चा 


सी.जी. - डी.एल. - अ . - 13072021-228279 

CG - DL - E - 13072021-228279 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग I- खण्ड 1 
PARTI - Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 194 ] 


नई दिल्ली , मंगलवार , जुलाई 13 , 2021 / आषाढ़ 22 , 1943 
NEW DELHI , TUESDAY , JULY 13 , 2021 / ASHADHA 22 , 1943 


No. 194 ] 


वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 

( वाणिज्य विभाग ) 
( विदेश व्यापार महानिदेशालय ) 

सार्वजनिक सूचना 
नई दिल्ली , 12 जुलाई , 2021 

सं . 12 / 2015-2020 
विषयः प्रक्रिया पस्तक 2015-2020 के पैरा 2.96 ( ख ) और एएनएफ 2 ग में संशोधन - विनियामक अनुपालन बोझ को 

कम करने के संबंध में । 

फा . सं . 01 / 89 / 180 / 37 / एएम -20 / पीसी -2 ( ए ) /ई-26575.—विदेश व्यापार नीति , 2015-2020 के 
पैरा 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्द्वारा प्रक्रिया पुस्तक 2015-20 के 
एएनएफ अध्याय -2 के पैरा 2.96 ( ख ) को निम्नानुसार संशोधित करते हैं : 
पैरा सं . विवरण 

संशोधित पैरा 
प्रक्रिया पुस्तक , | निर्यातक संबंधित पंजीकरण प्राधिकारी को विभिन्न 
2015-2020 का 2. | वस्तुओं के अपने निर्यात की तिमाही विवरणी / विवरण 

-हटा दिया गया 
96 ( ख ) 

प्रस्तुत करेगा । तथापि , स्थिति धारक फियो को उसके 
द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूप में तिमाही विवरणी भी भेजेगा । 


2. इसके अलावा , विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के एएनएफ -2 ग की क्रम सं . 9 ( घ ) जिसमें निर्यात की मासिक विवरणियां 
प्रस्तुत करने का अधिदेश है जिनमें अगले माह के 15 वें दिन तक पंजीकरण प्राधिकारी को ' शून्य ' विवरणियां प्रस्तुत करना 
शामिल है , को हटाया जाता है और एएनएफ 2 ग के यथा संलग्न संशोधित प्रारूप को अधिसूचित किया जाता है । 

( 1 ) 


3858GI / 2021 


2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART 1 - SEC.1 ] 


3. सार्वजनिक सूचना का प्रभावः प्रक्रिया पुस्तक अध्याय 2 के पैरा 2.96 ( ख ) को हटाया गया है और एएनएफ 2 ग 
के संशोधित प्रारूप विनियामक अनुपालन के बोझ को कम करने के लिए उठाए गए कदम के रूप में अधिसूचित 
किया गया है । 

अमित यादव , महानिदेशक विदेश व्यापार 

एवं पदेन अपर सचिव 


अनुलग्नक 


एएनएफ 2 ग 


पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाण पत्र ( आरसीएमसी ) हेतु आवेदन पत्र 


सेवा में , 


( परिषद् का नाम और पता ) 
महोदय , 

कृपया हमें निम्नलिखित निर्यात उत्पाद ( उत्पादों ) के निर्यात करने वाले व्यापारी निर्यातक / विनिर्माता 
निर्यातक / व्यापारी सह विनिर्माता निर्यातक के रूप में पंजीकृत करें । 

1. आवदेक का नाम 
2. ( i ) आवेदक का पता ( लिमिटेड कंपनियों 

के मामले में पंजीकृत कार्यालय , तथा 

अन्य हेतु मुख्यालय ) 
( ii ) 

शाखाओं यदि कोई हो , का नाम और : 


1 . 


पता 


( iii ) 


फैक्ट्री का नाम और पता 


आईईसी संख्या 


3 ( i ) 
( ii ) 
( iii ) 


जारी करने की तिथि 


जारीकर्ता प्राधिकारी 


4 . 


भुगतान का विवरण 


5 क 


यदि विनिर्माता निर्यातक के रूप में 
पंजीकरण अपेक्षित हो , 


सं . 


दिनांक 


जारी करने वाला प्राधिकारी 


ख 


( एसएसआई पंजीकरण / औद्योगिक 
लाइसेंस / आईईएम ) 
अन्य ( विनिर्दिष्ट करें ) 
ईएच / टीएच / एसटीएच / एसएसटीएच 
/ एसएचई / आइएसईएच / आईएसएस 
ईएच / आईएसएसईएच प्रमाण पत्र 
संख्या 


ग 


वैधता तिथि 


6 . 


यदि स्थिति धारक हों ( श्रेणी ) 


प्रमाण पत्र सं . 


वैधता तिथि 


7. ( क ) | निर्यात उत्पाद ( उत्पादों ) का नाम 

अथवा इनकी श्रेणी जिनके लिए 
पंजीकरण अपेक्षित है 


[ भाग I— खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


3 


( ख ) 


8 . 


9 . 


आवेदक का मुख्य व्यापार 
मै एतद्द्वारा सत्यनिष्ठा से घोषित करता हूं कि उपर्युक्त सूचना ठीक और सही है और मैं विदेश व्यापार ( विकास एवं 
विनियम ) अधिनियम 1992 ओर विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत प्रावधानों का पालन करते हेतु वचनबद्ध हूं । 
मैं / हम एतद्द्वारा सत्यनिष्ठा से घोषित करते हैं कि उपर्युक्त उल्लिखित सूचना ठीक और सही है । मैं / हम बिना 
किसी आपत्ति के निम्नलिखित हेतु वचनबद्ध है : 
( क ) हमारे समस्त निर्यात हेतु हमें जारी किए गए पंजीकरण प्रमाण पत्र की शर्तों के अनुपालन हेतु 
( ख ) विनिर्दिष्ट की जाने वाली किसी आचार संहिता का पालन करने हेतु सहमति 
( ग ) पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की जाने वाली निर्यात आधार मूल्य शर्त का पालन करने हेतु सहमति 
हम आगे यह समझते है कि उपर्युक्त उल्लिखित किसी वचनबद्धता का पालन न करने पर हमारा पंजीकरण रद्द किया 
जा सकता है । 
मैं सत्यनिष्ठा से घोषित करता हूं कि मैंने हमारे मुख्य व्यापार से संबंधित निर्यात संवर्धन परिषद में आवेदन किया है । 
यदि मैंने किसी अन्य परिषद में आवेदन किया है तो आवेदन प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 2.09 के प्रावधानों के अंतर्गत 
किया गया है । 


10 . 


11 . 


स्थानः 


दिनांक : 


भवदीय , 


( हस्ताक्षर ) 


नाम 


पता 


पद 


ई - मेल 


मोबाइल नं . 


आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजः 
1. संबंधित लाइसेंसिग प्राधिकारी द्वारा जारी आईईसी की स्वयं प्रमाणित प्रति । 


MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 


( Department of Commerce ) 


( DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE ) 


PUBLIC NOTICE 


New Delhi , the 12th July , 2021 

No. 12 / 2015-2020 


Subject : Revision in Para 2.96 ( b ) of HBP , 2015-2020 and format of ANF - 2C - reducing regulatory 

compliance burden - reg . 

F. No. 01 / 89 / 180 / 37 / AM - 20 / PC II ( A ) /E-26575.—In exercise of powers confered under 
paragraph 2.04 of the Foreign Trade Policy 2015-2020 , the Director General of Foreign Trade hereby 
amends Para 2.96 ( b ) of Chapter - 2 of Handbook of Procedures , 2015-2020 as under : 


4 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART 1 - SEC.1 ] 


Para No. 


Particulars 


Revised Para 


2.96 ( b ) of 
HBP , 2015 

2020 


Exporter shall furnish quarterly return / details of his exports 
of different commodities to concerned registering authority . 
However , status holders shall also send quarterly returns to 
FIEO in format specified by FIEO . 


-Deleted 


2 . Further , S. No 9 ( d ) of ANF - 2C of Foreign Trade Policy , 2015-2020 mandating submission of 
monthly returns of exports including ‘ NIL ' returns to the Registering authority by 15th day of the month 
following the quarter is deleted , and the revised format for ANF - 2C is notified , as annexed . 
3 . Effect of this Public Notice : Para 2.96 ( b ) of Chapter - 2 of Handbook of Procedures , 2015-2020 
stands deleted , and revised format of ANF - 2C is notified as a step towards reducing regulatory 
compliance burden . 

AMIT YADAV , Director General of Foreign Trade 

& Ex - officio Addl . Secy . 


Annexure 


ANF 2C 


APPLICATION FORM FOR REGISTRATION CUM MEMBERSHIP CERTIFICATE ( RCMC ) 


To 


The 


: 


: 


( Name and Address of the Council ) 
Dear Sir , 
Kindly register us as Merchant cxporter / Manufacturer cxporter / Merchant cum Manufacturer cxporter of 
the export product ( s ) mentioned below . 
1. Name of the applicant 
2. ( i ) Address of the applicant . 
( Registered Office in case of 
limited companies , and the head 
office for others ) 
( ii ) 

Name address of the : 
branches , if any 
( iii ) Name and address of the 

: 
factory . 
3 . 

IEC number 
( ii ) Date of issue 

( iii ) Issuing authority 
4 . 

Payment details 


5a 


No. 


Date 


Issuing Authority : 


If registration is 
required as a 
manufacturer exporter 
( SSI Registration / 
Industrial Licence / 
IEM ) 

Others ( specify ) 


b . 


[ भाग I– खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


5 


с 


Valid up to 


EH / TH / STH / SSTH / 
SHE / ISEH / ISSEH / 
ISSEH certificate 
number 


6 . If Status Holder : 

certificate number : 
( category ) 

Valid up to 
7 . ( a ) Name of export 

product ( s ) or its 
category for which 
registration is 

required 
( b ) Main line of 

business of 

applicant 
8 . I hereby solemnly declare that the above stated information is true and correct and I undertake to 

abide by the FT ( D & R ) Act , 1992 and the provisions under FTP . 
9 . I / We hereby solemnly declare that the above stated information is true and correct . I / We undertake , 

without any reservation , to : 
( a ) abide by the terms of the registration certificate granted to us on all our exports ; 
( b ) agree to abide by any code of conduct that may be prescribed ; 
( c ) agree to abide by export floor price condition that may be stipulated by the 

Registering Authority 
10 . We further understand that our registration is liable to be cancelled in the event of breach of any 

of 
the undertakings mentioned above . 
11. I solemnly declare that I have applied to the Export Promotion Council which pertains to our main 

line of business . In case I have applied to any other council , the application has been made 
within the purview of the provisions of Para 2.94 of the Handbook of Procedures . 


Place 


Date 


Yours faithfully , 


( Signature ) 


Name 


Address 


Designation 


Email 


MobileNo . 


Documents to be enclosed with the application form : 


1. A self certified copy of the IEC issued by the licensing authority concerned . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR 


